than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

1 माघ, 1936 ( श० 
संख्या 41 राँची, बुधवार 

21 जनवरी, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
20 जनवरी , 2015 


संख्या- 1/ पी0- 107 / 2007 का0 - 479-- मुख्य सचिव, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री सजल 
चक्रवर्ती, भा . प्र. से. ( झाः80 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें अपर मुख्य सचिव, नागर 
विमानन विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । । 

संख्या- 1/ पी0 - 107/ 2007 का0- 480-- भारत सरकार से प्रत्यावर्तित होने के फलस्वरूप श्री राजीव 
गौबा , भा . प्र. से . ( झाः82 ) को अगले आदेश तक मुख्य सचिव, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है |( भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का पत्रांक- 27/ 03/ 2015 
EO (SM-I) दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्रष्टव्य ) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 41 - 50 । 


